रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 27012020-215728 

CG - DIL - E - 27012020-215728 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II– खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 340 ] 
No.340 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 25 , 2020 / माघ 5 , 1941 
NEW DELHI , SATURDAY , JANUARY 25 , 2020 / MAGHA 5 , 1941 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 जनवरी , 2020 


का.आ. 372 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , की अधिसूचना संख्या का.आ. 3325 ( अ ) तारीख 16 सिंतबर 2019 , जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -2 ए खंड -3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के भंडारा 
जिला मुरमाडी गांव मे उड्डाणपुल बांधने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 ( पुराना रा रा मा -6 ) के 
( कि.मी. 472.871 से 473.000 तक ) ( दुर्ग नागपुर सेक्शन ) के निर्माण अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक 
प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है , जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा करती है ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन 15 नवंबर 2019 
तारीख को “ नवभारत " और " नवराष्ट्र " दोनो में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का अननुज्ञात कर 
दिया है : 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है 


485GI / 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
और , अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह 

घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 ( पुराना रा.रा.मा. - 6 ) दुर्ग - नागपुर सेक्शन कि.मी. 472 + 871 से 
कि.मी. 473 + 000 ) , खंड के लिए भूअर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा 

सरंचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : भंडारा 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या 
| संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : लेखनी 


गांव का नाम : मुरमाडी सावळी 


446/1/1 , 


1 


निजी ( क्लास १ ) 


नॉन - 
एग्रीकल्चर 


0.0098 


सुनिता ज . हरीभाउ पडोळे 
( 446/1/2 ) 


446/2/1 


446/1/1 , 


2 


नॉन - 
निजी ( क्लास १ ) 

एग्रीकल्चर 


0.0091 


स्नेहा ज . प्रदीप बावनकुळे 
( 446/2/१ ) 


446/2/1 


447/1/1 , 


447/1/2 , 


3 


447/2 , 


एग्रीकल्चर , 
निजी ( क्लास १ ) || नॉन - 

एग्रीकल्चर 


0.00749 


सुनिल घनशाम चोले , ईश्वर घनशाम 
चोले , छाया माणिक गाढवे , सत्यभामा 
घनशाम चोले , नारद नत्थु चोले , विनोद 
प्रल्हाद चोले , प्रमोद प्रल्हाद चोले , नलिनी 
विलास नागलवाडे , शालिनी भागवत 
जगन्नाडे , पुष्पा प्रल्हाद चोले , अशोक नत्थु 
चोले , रविकिशोर नत्थु चोले , केमाई नत्थु 
चोले , कुसुमवाई झिंबल रोडगे , इंदुबाई 
माणिक हिंगे , सिंदुबाई भोलानाथ जगन्नाडे 

मुकुंदराव वासुदेव मस्के 
( 447/1/2 447/1/२ ) 


447/3/1/1 , 


447/3/2 


' " . " . 


447/1/1 , 


447/1/2 , 


प्रतिभाबाई ज . बाजीराव भोतमांगे 


4 


447/2 , 


एग्रीकल्चर , 
निजी ( क्लास १ ) | नॉन - 

एग्रीकल्चर 


0.01085 


( 447/२ ) 


1447/3/1/1 


447/3/2 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


447/1/1 , 
447/1/2 , 


5 


447/2 , 


एग्रीकल्चर , 
निजी ( क्लास १ ) 

नॉन 
एग्रीकल्चर 


0.00749 


नरेंद्र नामदेव पडोळे , नामदेव बुधाजी 
पडोळे 
( 447/3/1/2 ) 


447/3/1/1 , 


} 


447/3/2 


447/1/1 , 


447/1/2 , 


16 


447/2 , 


एग्रीकल्चर , 
निजी ( क्लास १ ) || नॉन - 

एग्रीकल्चर 


0.00749 


| राजगुरू नामदेव पडोळे , नामदेव बुधाजी 
पडोळे 
( 447/3/२ ) 


447/3/1/1 , 


447/3/2 


448 / A / 1 / 1 , 


448/1/3 , 


विजय कान्हुजी बडगे , रमाकांत कान्हुजी 
बडगे 


17 


एग्रीकल्चर , 
नॉन - 
एग्रीकल्चर 


निजी ( क्लास १ ) 


0.01645 


रमाबाई कान्हु 


448/2/1 , 


कान्हु बडगे 


( 448 / A / 1 / १ 


448/1/३ ) 


. " . " . 


448/2/2 


1448 / A / 1 / 1 


एग्रीकल्चर , 
नॉन 


448/1/3 , 
448/2/1 , 


8 


निजी ( क्लास १ ) 


0.007035 


कविता ताराचंद वॉकर 
( 448/2/१ ) 


एग्रीकल्चर 


448/2/2 


| 448 / A / 1 / 1 , 
448/1/3 , 


9 


निजी ( क्लास १ ) 


एग्रीकल्चर , 
नॉन 
एग्रीकल्चर 


0.006475 


सुभाष अरुण देशमुख 
( 448/2/२ ) 


448/2/1 , 


448/2/2 


449/1/1 , 


एग्रीकल्चर , 
निजी ( क्लास १ ) 


10 


0.0133 


ताराचंद रामचंद्र छोले 
( 449/1/१ ) 


नॉन - 
एग्रीकल्चर 


449/2 


449/1/1 , 


11 


निजी ( क्लास १ ) 


एग्रीकल्चर , 
नॉन - 
एग्रीकल्चर 


0.0091 


जिक्करहाजी महंमद आकबानी 
( 449/२ ) 


449/2 


कुल 


0.10458 


[ फा . सं . NHAI / BOT - I / 11013 / 01 / 2006 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 24th January , 2020 
S.O. 372 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S.O. No. 3325 ( E ) , dated the 16th September , 2019 , published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub- section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the 
National Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


construction of flyover at Murmadi on National Highway No. 53 ( Old NH No.6 ) , maintenance , management 
and operation of in the stretch of land from Km . 472.871 to Km . 473.000 ( Durg Nagpur Section ) in the district 
of Bhandara in the State of Maharashtra , hereby declares its intention to acquire such land for the above said 
purpose . 


And whereas , the substance of the said notification has been published in " Navbharat " , and 
" Navrashtra " both Dated 15th November 2019 , under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority : 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said , Act , the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land of 
National Highways No.53 ( Old NH - 6 ) Durg - Nagpur Section km 472 + 871 to 

Km 473 + 000 in the state of Maharashtra . 


State : MAHARASHTRA 


District : BHANDARA 


Sr. 
NO . 


Nature of Land 


Survey 
Number 


Type of Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Lakhani 


Viilage : Murmadi ( Sawali ) 


1 


446/1/1 , 
446/2/1 


Private ( CLASS 1 ) 


NON 
AGRICULTURE 


0.0098 


Sunita wf / o Haribhau Padole 
| 446/1/1 


2 


446/1/1 , 
446/2/1 


Private ( CLASS 1 ) 


NON - 
AGRICULTURE 


0.0091 


Sneha wf / o Pradip Bawankule 
446/2/1 


3 


447/1/1 , 
447/1/2 , 
447/2 , Private ( CLASS 1 ) 
447/3/1/1 , 
447/3/2 


AGRICULTURE , 
NON 
AGRICULTURE 


0.00749 


Sunil Ghanshyam Chole , Ishwar 
Ghanshyam Chole , Chaya Manik 
Gadhave , Satyabhama Ghanshyam 
Chole , Narad Natthu Chole , Vinod 
Pralhad Chole , Pramod Pralhad Chole , 
Nalini Vilas Nagalwade , Shalini 
Bhagwat Jagnnade , Pushpa Pralhad 
Chole , Ashok Natthu Chole , Ravikishor 
Natthu Chole , Kemai Natthu Chole , 
Kusumbai Zimbal Rodge , Indubai 
Manik Hinge , Sindubai Bholanath 
Jagnnade Mukundrao Wasudeo 
Maske 
447/1/1 , 447/1/2 


2.9.9 . 


4 


447/1/1 , 
447/1/2 , 

AGRICULTURE , 
447/2 , 

Private ( CLASS 1 ) INON - 
447/3/1/1 , 

AGRICULTURE 
447/3/2 


0.01085 


Pratibhabai wf / of Bajirao Bhotmange 
447/2 


5 


0.00749 


447/1/1 , 
447/1/2 , 

AGRICULTURE , 
447/2 , 

Private ( CLASS 1 ) INON - 
447/3/1/1 , 

AGRICULTURE 
447/3/2 
447/1/1 , 

Private ( CLASS 1 ) AGRICULTURE , 


Narendra Namdeo Padole , Namdeo 
Budhaji Padole 
447/3/1/1 


6 


0.00749 


Rajguru Namdeo Padole , Namdeo 


[ HTT II - au 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


NON - 
AGRICULTURE 


Budhaji Padole 
447/3/2 


447/1/2 , 
447/2 , 
447/3/1/1 , 
447/3/2 


7 


448 / A / 1 / 1 , 
448/1/3 , 
448/2/1 , 
448/2/2 


AGRICULTURE , 
Private ( CLASS 1 ) INON - 

AGRICULTURE 


0.01645 


Vijay Kahnuji Badge , Ramakant 
Kahnuji Badge Ramabai Kahnu 

Badge 
448 / A / 1 / 1 448/1/3 


4.9 . , 


8 


448 / A / 1 / 
1 , 448/1/3 , 
448/2/1 , 
448/2/2 


AGRICULTURE , 
Private ( CLASS 1 ) INON - 

AGRICULTURE 


0.007035 


Kavita Tarachand Walkar 
448/2/1 


9 


448 / A / 1 / 

1 , 448/1/3 , 
448/2/1 , 
448/2/2 


AGRICULTURE , 
Private ( CLASS 1 ) INON - 

AGRICULTURE 


0.006475 


Subhash Arun Deshmukh 
448/2/2 


10 


449/1/1 , 
449/2 


AGRICULTURE , 
Private ( CLASS 1 ) || NON - 

AGRICULTURE 


0.0133 


Tarachand Ramchandra Chole 
449/1/1 


11 


449/1/1 , 
449/2 


AGRICULTURE , 
Private ( CLASS 1 ) | NON - 

AGRICULTURE 


0.0091 


Jikkarhaji Mahammad Aakbani 
449/2 


TOTAL 


0.10458 


[ F , No. NHAI / BỘT - I / 11013 / 01 / 2006 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 


Date : 2020.01.27 19:57:21 + 05'30 ' 


